शासन 


छत्तीसगढ़ 


पंजीयन क्रमांक 
“ छत्तीसगढ़/ दुर्ग/ 09/ 2013-2015 . ” 


“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक 
शुल्क के नगद भुगतान ( बिना डाक 
टिकट ) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक 
जी. 2-22- छत्तीसगढ़ गजट /38 सि . से . 
भिलाई, दिनांक 30-5-2001. ” 


सत्यवजय 


छत्तीसगढ़ राजपत्र 


प्राधिकार से प्रकाशित 


क्रमांक 35 ] 


रायपुर, शुक्रवार , दिनांक 31 अगस्त 2018 - भाद्रपद 9, शक 1940 


भाग 3 ( 1 ) 


विज्ञापन 


अन्य सूचनाएं 


उपनाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं , मदन लाल देवांगन आत्मज स्व . रतिराम, उम्र 57 वर्ष, निवासी- म. नं. 414, केम्प -2, 
वार्ड -25, मिलन चौक, भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग ( छ. ग. ) का हूं. यह कि मैं भिलाई इस्पात संयंत्र भिलाई में कार्यरत हूं. मेरे सर्विस रिकार्ड 
में मेरा नाम मदन लाल ( Madan Lal) दर्ज है जो कि अपूर्ण है. मेरे अन्य आवश्यक दस्तावेजों में मेरा पूर्ण नाम मदन लाल देवांगन आ . स्व . 
रति राम ( Madan Lal Dewangan, S/o Late Rati Ram) दर्ज है जो कि सही है. मैं अपने सर्विस रिकार्ड में मेरा पूर्ण नाम मदन लाल देवांगन 
आ . स्व . रति राम दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं. 


अतः अब मुझे मदन लाल देवांगन आ . स्व . रति राम के नाम से जाना , पहचाना , पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम 


नया नाम 


मदन लाल ( Madan Lal ) 

पिता- स्व . रति राम 
निवासी - म . नं . 414, 

केम्प-2, वार्ड -25, 
मिलन चौक , भिलाई , 
तह. व जिला - दुर्ग ( छ . ग. ) 


मदन लाल देवांगन 
(Madan Lal Dewangan ) 

पिता- स्व . रति राम 
निवासी - म . नं . 414, 

केम्प-2, वार्ड -25, 
मिलन चौक, भिलाई , 
तह. व जिला - दुर्ग ( छ. ग.) 


201 


202 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 31 अगस्त 2018 


[ भाग 3 ( 1 ) 


नाम परिवर्तन 


. 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं , आनंद कुमार साहू, आत्मज श्री पूनाराम साहू, उम्र 51 वर्ष, जाति तेली, निवासी -हाउस 
नं .- 169, वार्ड नं .-28, राधा कृष्ण मंदिर के पास, छावनी भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग ( छ. ग. ) का हूं. यह कि मेरा वास्तविक व सही नाम आनंद 
कुमार साहू है जो कि मेरे समस्त आवश्यक दस्तावेजों, मेरे बच्चों के शालेय अभिलेखों में दर्ज है, किन्तु मेरे शालेय प्रमाण पत्रों में मेरा घरेलू नाम 
अनंत 

कुमार दर्ज है. जो कि त्रुटिपूर्ण है. मैं अपने शैक्षणिक प्रमाण पत्रों में मेरा सही नाम आनंद कुमार साहू दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी 
के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं. 


अतः अब मुझे आनंद कुमार साहू आ . श्री पूनाराम साहू के नाम से जाना, पहचाना , पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम 


नया नाम 


अनंत कुमार 
पिता - श्री पूनाराम साहू 


निवासी - हाउस नं. - 169, वार्ड नं .- 28 , 
राधा कृष्ण मंदिर के पास, 

छावनी, भिलाई , 
तहसील व जिला दुर्ग ( छ . ग. ) 


आनंद कुमार साहू 

पिता - श्री पूनाराम साहू 
निवासी - हाउस नं . - 169, वार्ड नं. - 28 , 
राधा कृष्ण मंदिर के पास , 

छावनी, भिलाई . 
तहसील व जिला दुर्ग ( छ. ग. ) 


नाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं , श्रीमती ललिता धीवर ध. प. श्री हेमलाल धीवर, उम्र 31 वर्ष, निवासी- छपोरा थाना, 
विधान सभा, रायपुर , तहसील व जिला रायपुर ( छ. ग. ) की हूं. यह कि मेरे बच्चों के शैक्षणिक व अन्य प्रमाण पत्रों में मेरा नाम गीता धीवर दर्ज 
है जो कि त्रुटिपूर्ण है, जबकि मेरे समस्त शासकीय/ अर्द्धशासकीय अभिलेखों व दस्तावेजों में मेरा सही नाम श्रीमती ललिता धीवर दर्ज है. मैं अपने 
बच्चों के समस्त शैक्षणिक व अन्य शासकीय / अर्द्धशासकीय प्रमाण पत्रों में मेरा सही नाम श्रीमती ललिता धीवर दर्ज कराने के संबंध में सक्षम 
प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूं . 


अतः अब मुझे श्रीमती ललिता धीवर ध. प. श्री हेमलाल धीवर के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम 


नया नाम 


गीता धीवर 
पति - श्री हेमलाल धीवर 
निवासी - छपोरा थाना, 

विधान सभा, रायपुर , 
तह. व जिला - रायपुर ( छ. ग. ) 


श्रीमती ललिता धीवर 
पति - श्री हेमलाल धीवर 
निवासी - छपोरा थाना, 

विधान सभा, रायपुर, 
तह. व जिला - रायपुर ( छ. ग. ) 


भाग 3 ( 1 ) ] 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 31 अगस्त 2018 


203 


नाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं , श्रीमती सीमा ठाकुर ध. प. श्री रोहितास ठाकुर, उम्र 49 वर्ष निवासी - क्वा नं.- 8- बी, सड़क 
नं .- 34 , सेक्टर-04 , वार्ड नं .- 43, भिलाई , तहसील व जिला दुर्ग ( छ. ग.) की हूं. यह कि मेरे पति भिलाई इस्पात संयंत्र भिलाई में कार्यरत हैं , 
उनके सर्विस रिकार्ड में तथा मेरे नाम की संपत्ति के राजस्व अभिलेखों में मेरा घरेलू नाम श्रीमती फटकन बाई दर्ज है. मैं अपने नाम को परिवर्तित 
कर नया नाम श्रीमती सीमा ठाकुर रख ली हूं. मेरा यह नया नाम मेरे पेन कार्ड, आधार कार्ड व मेरे अन्य आवश्यक शासकीय अभिलेखों व दस्तावेजों 
में दर्ज है. मेरे राजस्व अभिलेख व मेरे पति के सर्विस रिकार्ड में मेरा नया नाम “ श्रीमती सीमा ठाकुर " जोड़वाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के 
समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूं . 


अतः अब मुझे श्रीमती सीमा ठाकुर ध. प. श्री रोहितास ठाकुर के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम 


नया नाम 


श्रीमती फटकन बाई 
पति - श्री रोहितास ठाकुर 
निवासी - क्वा नं . - 8 - बी , 
सड़क नं. - 34, सेक्टर-04 , 

वार्ड नं.- 43 , भिलाई, 
तह. व जिला - दुर्ग ( छ. ग. ) 


श्रीमती सीमा ठाकुर 
पति - श्री रोहितास ठाकुर 
निवासी - क्वा नं . - 8 - बी . 
सड़क नं .- 34, सेक्टर -04 , 

वार्ड नं. - 43, भिलाई , 
तह . व जिला- दुर्ग ( छ. ग. ) 


नाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं , संजय चौरसिया आत्मज श्री दुधनाथ चौरसिया, उम्र 46 वर्ष, निवासी-ई. डब्लू. एस. 
1136, हा. बोर्ड, वार्ड नं .-16, भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग ( छ. ग. ) का हूं. यह कि मेरे शैक्षणिक प्रमाण पत्रों, आधार कार्ड, वोटर आई. डी . 
व बैंक खाता में मेरा नाम संजय चौरसिया आ . दुधनाथ चौरसिया दर्ज है जो कि सही है , किन्तु मेरे पेनकार्ड व आयकर के दस्तावेजों में मेरे पिता 
का नाम छन्नू चौरसिया दर्ज है जो कि त्रुटिपूर्ण है . मैं मेरे पेन कार्ड व अन्य दस्तावेजों में मेरे पिता का सही नाम श्री दुधनाथ चौरसिया दर्ज कराने 
के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं . 


अतः अब मुझे संजय चौरसिया आ . श्री दुधनाथ चौरसिया के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम 


नया नाम 


संजय चौरसिया 
पिता - श्री छन्नू चौरसिया 
निवासी - ई. डब्लू. एस. - 1136 , 
हा. बोर्ड, वार्ड नं .- 16, भिलाई, 
तह. व जिला - दुर्ग ( छ. ग. ) 


संजय चौरसिया 
पिता - श्री दुधनाथ चौरसिया 
निवासी - ई . डब्लू. एस .- 1136 , 
हा . बोर्ड, वार्ड नं. - 16, भिलाई , 
तह. व जिला- दुर्ग ( छ. ग. ) 


204 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 31 अगस्त 2018 


[ भाग 3 ( 1 ) 


उपनाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं , संजय कुमार जैन आत्मज स्व . शुभ करण जैन , उम्र 46 वर्ष, निवासी- डी. - 106 , सेक्टर 
4 देवेन्द्र नगर , रायपुर , तहसील व जिला -रायपुर ( छ. ग. ) का हूं. यह कि मेरे पुत्र आकाश जैन की आयु 16 वर्ष है जो कि कक्षा दसवीं की परीक्षा 
उत्तीर्ण किया है, उसकी अंकसूची में , उसका नाम आकाश गर्ग दर्ज है तथा उसके जन्म प्रमाण पत्र में आकाश दर्ज है , जो कि अपूर्ण है. मैं अपने 
पुत्र के शैक्षणिक प्रमाण पत्र में गर्ग हटाकर व उसके जन्म प्रमाण पत्र में “ जैन ” उपनाम जोड़वाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र 
प्रस्तुत कर दिया हूं. 


अतः अब मेरे पुत्र को आकाश जैन आ . श्री संजय कुमार जैन के नाम से जाना , पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम 


नया नाम 


आकाश जैन 


आकाश 

आकाश गर्ग 
पिता - श्री संजय 

कुमार 

जैन 
निवासी - डी . - 106, सेक्टर -4 , 

देवेन्द्र नगर, रायपुर, 
तह. व जिला -रायपुर ( छ. ग. ) 


पिता - श्री संजय कुमार जैन 
निवासी - डी . - 106 , सेक्टर -4 , 

देवेन्द्र नगर, रायपुर , 
तह. व जिला -रायपुर ( छ. ग. ) 


उपनाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं , श्रीमती चित्ररेखा वासनिक ध. प. श्री रामसेवक वासनिक, उम्र 55 वर्ष, निवासी - सिविल 
लाईन, चर्च रोड, ब्लाक -02, F-3, दुर्ग, जिला- दुर्ग ( छ. ग.) की हूं. यह कि मैं जिला चिकित्सालय दुर्ग में कार्यरत हूं. पूर्व में मेरा नाम चित्ररेखा 
बोरकर आत्मजा श्री मेहत्तर राम बोरकर था , जो कि मेरे समस्त शैक्षणिक प्रमाण पत्रों, पेन कार्ड व मेरे सर्विस रिकार्ड में दर्ज है. मेरा विवाह दिनांक 
12-05-1986 में श्री रामसेवक वासनिक के साथ संपन्न हुआ. विवाह पश्चात् मैं अपने नाम को परिवर्तित कर नया नाम/ उपनाम श्रीमती चित्ररेखा 
वासनिक रख ली हूं. मेरा यह नया नाम मेरे समस्त शासकीय/ अर्द्धशासकीय अभिलेखों/ दस्तावेजों व मेरे सर्विस रिकार्ड में जोड़वाने के संबंध में सक्षम 
प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूं . 


अतः अब मुझे श्रीमती चित्ररेखा वासनिक ध. प. श्री रामसेवक वासनिक के नाम से जाना , पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम 


नया नाम 


चित्ररेखा बोरकर 
पिता - श्री मेहत्तर राम बोरकर 
निवासी - ग्राम गुण्डरदेही , 
जिला- बालोद ( छ. ग. ) 


श्रीमती चित्ररेखा वासनिक 
पति - श्री रामसेवक वासनिक 

निवासी - सिविल लाईन , 
चर्च रोड , ब्लाक -02, F-3, दुर्ग , 
तह . व जिला- दुर्ग ( छ. ग. ) 


भाग 3 ( 1 ) ] 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 31 अगस्त 2018 


205 


उपनाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं , दीपक मुदलियार आत्मज स्व . सुब्रमणियम मुदलियार , आयु 57 वर्ष, निवासी- 67 , 
हनुमान नगर, दुर्ग, तहसील व जिला - दुर्ग ( छ. ग. ) का हूं. यह कि मैं भिलाई इस्पात संयंत्र भिलाई में कार्यरत हूं. मेरे शैक्षणिक प्रमाण पत्रों में मेरा 
नाम दीपक कुमार, दीपक कुमार मुदलियार व मेरे बी. एस . सी. प्रथम वर्ष की अंकसूची में , ड्रायविंग लायसेंस, बैंक पास बुक, आधार कार्ड, 
पेनकार्ड तथा निवास प्रमाण - पत्र में मेरा नाम दीपक मुदलियार दर्ज है जो कि सही है. तथा मेरे सर्विस रिकार्ड में मेरा नाम डी . के. मुदलियार आ . 
एस. मुदलियार दर्ज है. जो कि अपूर्ण व त्रुटिपूर्ण हैं. मैं अपने समस्त शासकीय/ अर्द्धशासकीय शैक्षणिक प्रमाण पत्रों, दस्तावेजों/ अभिलेखों में , 
सर्विस रिकार्ड में मेरा सही व पूर्ण नाम “ दीपक मुदलियार आ. स्व . सुब्रमणियम मुदलियार ” दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ 
पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं. 


अतः अब मुझे दीपक मुदलियार आ . स्व . सुबमणियम मुदलियार के नाम से जाना , पहचाना, पुकारा व दर्जकिया जावे. 


पुराना नाम 


नया नाम 


दीपक कुमार , 
दीपक कुमार मुदलियार , 

डी . के. मुदलियार 

पिता - एस . मुदलियार 
निवासी- डी .- 67, हनुमान नगर दुर्ग, 

तह. व जिला - दुर्ग ( छ. ग. ) 


दीपक मुदलियार 
( Deepak Mudliyar ) 
पिता - स्व . सुब्रमणियम मुदलियार 
निवासी - डी. -67, हनुमान नगर दुर्ग , 

तह. व जिला - दुर्ग ( छ. ग. ) 


उपनाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं , चन्द्रशेखर वासनिक आत्मज स्व. नामदेव वासनिक, उम्र 53 वर्ष, निवासी - क्वा. नं. -04 / 
सी सड़क नं.- 81, सेक्टर -6 , भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग ( छ. ग.) का हूं. यह कि मैं भिलाई इस्पात संयंत्र भिलाई में कार्यरत हूं मेरे शैक्षणिक 
प्रमाण पत्र सर्विस रिकार्ड , पेन कार्ड में मेरा नाम चन्द्र शेखर ( Chandra Shekhar) दर्ज है जो कि अपूर्ण है . मै अपने सर्विस रिकार्ड तथा अन्य 
आवश्यक दस्तावेजों में मेरा पूर्ण नाम चन्द्रशेखर वासनिक आ . स्व . नामदेव वासनिक दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र 
प्रस्तुत कर दिया हूं . 


अतः अब मुझे चन्द्रशेखर वासनिक आ . स्व . नामदेव वासनिक ( Chandra Shekhar Wasnik, S/o Late Namdev Wasnik) के 
नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम 


नया नाम 


चन्द्रशेखर ( Chandra Shekhar ) 

पिता - स्व . नामदेव वासनिक 
( S / o Late Namdev Wasnik ) 
निवासी - क्वा. नं .- 04/ सी सड़क नं. - 81 , 

सेक्टर -6, भिलाई, 
तह . व जिला दुर्ग ( छ. ग. ) 


चन्द्रशेखर वासनिक 
(Chandra Shekhar Wasnik ) 

पिता - स्व . नामदेव वासनिक 

( S /o Late Namdev Wasnik ) 
निवासी - क्वा. नं .- 04/ सी सड़क नं. - 81 , 

सेक्टर -6, भिलाई, 
तह. व जिला दुर्ग ( छ. ग. ) 


206 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 31 अगस्त 2018 


[ भाग 3 ( 1 ) 


विविध 


न्यायालयों की सूचनाएं 


न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं पंजीयक सार्वजनिक न्यास, अभनपुर , 

जिला रायपुर ( छ. ग . ) 


अभनपुर , दिनांक 27 जुलाई 2018 


रा. प्र. क्र . 04 ब/ 113 ( 1 ) वर्ष 2017-18 
ग्राम - अभनपुर , तहसील अभनपुर 


क्रमांक /761/ वा -3/ अविअ/ 2018.- एतद्द्वारा सर्वसाधारण आम जनता को सूचित किया जाता है कि आवेदक श्री अतुल बाफना 
अध्यक्ष श्री वासुदेव स्वामी जैन श्वेताम्बर खरतरगच्छ संध अभनपुर जिला रायपुर एवं अन्य 03 द्वारा श्री वासुदेव स्वामी जैन श्वेताम्बर खरतरगच्छ 
संघ अभनपुर जिला रायपुर को लोक न्यास अधिनियम 1951 की धारा 4 ( 1 ) के अनुसार निम्नलिखित अनुसूचित में दर्शायी गई संपत्ति को पब्लिक 
ट्रस्ट के रूप में पंजीयन किया जाना है. 


अनुसूची 
( पब्लिक ट्रस्ट का नाम, पता व संपत्ति का विवरण ) 


( 1 ) 


पब्लिक ट्रस्ट का नाम व पता 


श्री वासुदेव स्वामी जैन श्वेताम्बर खरतरगच्छ संघ अभनपुर 
जिला रायपुर छ. ग. 


( 2 ) 


अचल संपत्ति 


निरंक 


( 3 ) 


चल संपत्ति 


84,000 / रुपये 


अतः इस संबंध में यदि किसी भी व्यक्ति को ट्रस्ट ( न्यास ) अथवा संपत्ति में अभिरूचि हो और ट्रस्ट ( न्यास ) के संबंध में कोई आक्षेप 
करने की इच्छा हो या सुझाव देना हो तो वे इस सूचना निकलने की 01 माह की अवधि में इस न्यायालय में अपने लिखित वक्तव्य की 02 प्रतियां 
प्रस्तुत करें और पेशी के दिन कार्यालय समय में स्वतः या अपने अधिवक्ता एजेंट के माध्यम से दिनांक 30-08-2018 को उपस्थित होवें .निर्धारित 
तिथि के पश्चात प्रस्तुत किये गये आक्षेपों को किसी भी प्रकार विचार नहीं किया जावेगा. 


आज दिनांक 27-07-2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय के पदमुहर सहित जारी किया गया. 


हरवंश सिंह मिरी 
अनुविभागीय अधिकारी ( रा. ) 

एवं पंजीयक . 


भाग 3 ( 1 ) ] 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 31 अगस्त 2018 


207 


विविध 


अन्य सूचनाएं 


कार्यालय उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं बिलासपुर ( छ. ग. ) 


बिलासपुर , दिनांक 28 जुलाई 2018 


छ. ग. सहकारी समिति अधिनियम 1960 की धारा 18 ( 1 ) के अंतर्गत 


क्रमांक / परि./2018/1473. - वस्तुतः जागृति महिला बहु. सहकारी समिति मर्या. बेलगहना, पं. क्र . 190 दिनांक 31-10-2005 
विकास खण्ड कोटा जिलाबिलासपुर ( छ. ग. ) को कार्यालयीन आदेश क्रमांक / परिसमापन/2015/ 304 दिनांक 02-02-2015 के द्वारा परिसमापन 
में लाया जाकर छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 70 ( 1 ) के तहत् श्री एन. आर . भगत सहकारी निरीक्षक / सह. वि . अधि . कोटा को 
परिसमापक नियुक्त किया गया था . परिसमापक द्वारा परिसमापन की संपूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करते हुये अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. 
अतएव परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा. 


अतः मैं दिलीप जायसवाल, उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं बिलासपुर , छत्तीसगढ़ शासन सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्रमांक/ 15 
23/ 15-02/ 2015/3 दिनांक 26-10-2017 द्वारा रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटी छत्तीसगढ़ को प्रदत्त शक्तियाँ जो मुझमें वैष्ठित है का प्रयोग करते हुये 
छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 18 ( 1 ) के तहत् जागृति महिला बहु . सहकारी समिति मर्या. बेलगहना, पं. क्र . 190, दिनांक 31 
10-2005 विकास खण्ड कोटा जिला बिलासपुर ( छ. ग. ) का पंजीयन निरस्त करते हुये संस्था का निगम निकाय ( बॉडी कारपोरेट ) समाप्त करता 


यह आदेश आज दिनांक 28-07-2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया . 


बिलासपुर, दिनांक 28 जुलाई 2018 


छ. ग. सहकारी समिति अधिनियम 1960 की धारा 18 ( 1 ) के अंतर्गत 


क्रमांक/ परि ./2018/1474. - वस्तुतः पत्थर एवं मुरुम खदान सहकारी समिति मर्या चकरभाटा, पं. क्र . 3525, दिनांक 15-04-1994 
विकास खण्ड बिल्हा जिला बिलासपुर ( छ. ग. ) को कार्यालयीन संशोधित आदेश क्रमांक / परिसमापन / 2012/864 दिनांक 17-05-2012 के द्वारा 
परिसमापन में लाया जाकर छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 70 ( 1 ) के तहत् श्री एन . आर. भगत सहकारी निरीक्षक/ को परिसमापक 
नियुक्त किया गया था. परिसमापक द्वारा परिसमापन की संपूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करते हुये अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. अतएव 
परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा. 


अतः मैं दिलीप जायसवाल, उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं बिलासपुर , छत्तीसगढ़ शासन सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्रमांक/ 15 
23/ 15-02/2015 /3 दिनांक 26-10-2017 द्वारा रजिस्ट्रार , सहकारी सोसायटी छत्तीसगढ़ को प्रदत्त शक्तियाँ जो मुझमें वैष्ठित है का प्रयोग करते हुये 
छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 18 ( 1 ) के तहत् पत्थर एवं मुरुम खदान सहकारी समिति मर्या चकरभाटा, पं. क्र . 3525, दिनांक 
15-04-1994 विकास खण्ड बिल्हा जिला बिलासपुर ( छ. ग. ) का पंजीयन निरस्त करते हुये संस्था का निगम निकाय ( बॉडी कारपोरेट ) समाप्त 
करता हूँ. 


यह आदेश आज दिनांक 28-07-2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया . 


208 


छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 31 अगस्त 2018 


[ भाग 3 ( 1 ) 


बिलासपुर, दिनांक 28 जुलाई 2018 


छ. ग. सहकारी समिति अधिनियम 1960 की धारा 18 ( 1 ) के अंतर्गत 


क्रमांक/ परि ./ 2018/1476. - वस्तुतः दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या. राजपुर ( बी ) , पं. क्र . 3166 , दिनांक 31-03-1986 
विकास खण्ड तखतपुर जिला बिलासपुर ( छ. ग. ) को कार्यालयीन आदेश क्रमांक /परिसमापन / 2016 / 594 दिनांक 19-02-2015 के द्वारा 
परिसमापन में लाया जाकर छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 70 ( 1 ) के तहत् श्री एन. आर. भगत वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक / सह . वि . 
अधि . तखतपुर को परिसमापक नियुक्त किया गया था. परिसमापक द्वारा परिसमापन की संपूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करते हुये अंतिम प्रतिवेदन 
प्रस्तुत किया गया है. अतएव परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा. 


अतः मैं दिलीप जायसवाल, उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं बिलासपुर , छत्तीसगढ़ शासन सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्रमांक/ 15 
23 / 15-02 / 2015/3 दिनांक 26-10-2017 द्वारा रजिस्ट्रार , सहकारी सोसायटी छत्तीसगढ़ को प्रदत्त शक्तियाँ जो मुझमें वैष्ठित है का प्रयोग करते हुये 
छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 18 ( 1 ) के तहत् दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या. राजपुर ( बी ), पं. क्र . 3166, दिनांक 31 
03-1986 विकास खण्ड तखतपुर जिला बिलासपुर ( छ. ग.) का पंजीयन निरस्त करते हुये संस्था का निगम निकाय ( बॉडी कारपोरेट ) समाप्त करता हूँ . 


यह आदेश आज दिनांक 28-07-2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया . 


बिलासपुर , दिनांक 28 जुलाई 2018 


छ. ग. सहकारी समिति अधिनियम 1960 की धारा 18 ( 1 ) के अंतर्गत 


क्रमांक / परि ./ 2018/1477. - वस्तुतः गुरू अमरदास खनिज सहकारी समिति मर्या. किरारी गोढ़ी, पं. क्र . 125, दिनांक 29-01-2002 
विकास खण्ड बिल्हा जिला बिलासपुर ( छ. ग. ) को कार्यालयीन संशोधित आदेश क्रमांक/परिसमापन / 2017 /2213 दिनांक 05-09-2017 के द्वारा 
परिसमापन में लाया जाकर छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 70 ( 1 ) के तहत् श्री जी. पी. बिन्द सहकारी निरीक्षक को परिसमापक 
नियुक्त किया गया था . परिसमापक द्वारा परिसमापन की संपूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करते हुये अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. अतएव 
परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा. 


अतः मैं दिलीप जायसवाल, उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं बिलासपुर, छत्तीसगढ़ शासन सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्रमांक/ 15 
23 /15-02 /2015 /3 दिनांक 26-10-2017 द्वारा रजिस्ट्रार , सहकारी सोसायटी छत्तीसगढ़ को प्रदत्त शक्तियाँ जो मुझमें वैष्ठित है का प्रयोग करते हुये 
छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 18 ( 1 ) के तहत् गुरू अमरदास खनिज सहकारी समिति मर्या.किरारी गोढ़ी , पं. क्र . 125, दिनांक 
29-01-2002 विकास खण्ड बिल्हा जिला बिलासपुर ( छ. ग.) का पंजीयन निरस्त करते हुये संस्था का निगम निकाय ( बॉडी कारपोरेट ) समाप्त 
करता हूँ. 


यह आदेश आज दिनांक 28-07-2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया. 


बिलासपुर, दिनांक 30 जुलाई 2018 


छ. ग. सहकारी समिति अधिनियम 1960 की धारा 18 ( 1 ) के अंतर्गत 


क्रमांक /परि./ 2018/1483. - वस्तुतः अम्बेडकर साख सहकारी समिति मर्या. ओछिनपारा, रतनपुर पंजीयन क्रमांक . 199, दिनांक 
05-02-2005 विकास खण्ड कोटा जिलाबिलासपुर ( छ. ग. ) को कार्यालयीन पत्र क्रमांक / उपबि / अंके./ आमसभा/ 2018/ 811 दिनांक 09-04 
2018 के द्वारा अंकेक्षण हेतु आमसभा का प्रस्ताव पारित कराकर प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया था . उक्त संबंध में समिति के अध्यक्ष ने 
दिनांक 9-7-18 को सहकारिता विस्तार अधिकारी के माध्यम से जवाब प्रस्तुत किया है जिसमें लेख किया है कि संस्था अकार्यशील होने के कारण 
वर्ष 2017-18 एवं 18-19 का अंकेक्षण हेतु आमसभा प्रस्ताव प्रस्तुत करने में असमर्थहोने से पंजीयन निरस्त करने बाबत लेख किया गया है. तथा 
सहकारिता विस्तार अधिकारी कोटा द्वारा भी पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की गई है. 


भाग 3 ( 1 ) ] 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 31 अगस्त 2018 


209 


अतएव सहकारिता विस्तार अधिकारी कोटा के अनुशंसा अनुसार मैं श्री दिलीप जायसवाल, उप पंजीयक सहकारी संस्थायें, बिलासपुर 
छ. ग. सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्रमांक / एफ / 15-23 / 15-02/ 2015/ 3 दिनांक 26-10-2017 के द्वारा रजिस्ट्रार, सहकारी सोसाइटी 
छत्तीसगढ़ को प्रदत्त शक्तियां जो मुझमें वेष्ठित हैं का प्रयोग करते हुये छ. ग. सहकारी अधिनियम 1960 की धारा 69 ( 2 ) के तहत् अम्बेडकर साख 
सहकारी समिति मर्या. ओछिनपारा रतनपुर पंजीयन क्रमांक 199 दिनांक 05-02-2005 विकास खण्ड कोटा, जिला बिलासपुर को परिसमापन में 
लाता हूं तथा श्री एस. आर. भगत सहकारिता विस्तार अधिकारी कोटा को उक्त अधिनियम की धारा 70 ( 1 ) के अंतर्गत परिसमापक नियुक्त करता 


incia 


दिलीप जायसवाल , 


उप पंजीयक. 


संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित -2018. 


